पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी 


गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2018 ई0 (फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत्) [ संख्या -11 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


3075 


133-138 


1500 


183-197 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्ति इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


. 


- 


.975 


975 


97 


975 


1425 


133 - क 


134 


उत्तराखण्ड गजट, 17 मार्च, 2018 ई० ( फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान-- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

सिंचाई विभाग 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

12 फरवरी, 2018 ई ० 
संख्या 102 / II (1) -2018-01( 42) (430 ) / 2012 - नियमित चयनोपरान्त श्री धीरेन्द्र सिंह कछवाहा , 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13 , ₹ 1,23,100-2,15,900 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल ) को 
दिनांक 31.01.2018 के अपराह्न में रिक्त हो रहे पद के सापेक्ष पदोन्नत करते हुए, इनकी पदस्थापना वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी 
(नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून में किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री कछवाहा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा । श्री कछवाहा 
द्वारा पदोन्नति के पद पर कार्यभार उक्त पद के वास्तविक रूप से रिक्त होने पर ही ग्रहण किया जायेगा । 

3. श्री कछवाहा की पदोन्नति ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा 0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या 
22 / एस 0 बी 0 / 2016, श्री सुभाष चन्द्र बनाम राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी । 


आज्ञा से , 
आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव । 


न्याय अनुभाग -1 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

22 फरवरी, 2018 ई ० 
संख्या 09 / नो 0 ए 0 / XXXVI(1) / 2018-04 नो 0 ए 0 / 2010 -नोटरी अधिनियम , 1952 ( अधिनियम संख्या-53 , 
सन् 1952 ) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्री बिनीत कुमार खन्तवाल , अधिवक्ता 
को दिनांक 22.02.2018 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला मुख्यालय, देहरादून में नोटरी नियुक्त करते हैं 
और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम 8 के उपनियम ( 4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि 
श्री बिनीत कुमार खन्तवाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय । 

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to 
order the publication of following English Translation ofNotification No.-- 09/No- A /XXXVI(1)/2018-04 No. A/ 2010, 
Dated February 22, 2018. 


NOTIFICATION 


APPOINTMENT 


In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the 
Governor is pleased to appointMr. Binit Kumar Khantwal, Advocate as Notary for a period of five years with effect 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 17 मार्च, 2018 ई ० (फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 


135 


from 22.02.2018 for District Headquarter Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub -rule (4 ) of 
rule 8 ofNotaries Rules, 1956 also directs that the name ofMr. BinitKumar Khantwalbe entered in the register of 
Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 


अधिसूचना 

नियुक्ति 

22 फरवरी, 2018 ई ० 
संख्या 10 / नो ० ए ० / XXXVI (1 ) / 2018-04 नो 0 ए 0 / 2010 - नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या -53 , 
सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय , श्रीमती रिचा मित्तल, अधिवक्ता को 
दिनांक 22.02.2018 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला मुख्यालय, देहरादून में नोटरी नियुक्त करते हैं और 
नोटरीज रूल्स 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि 
श्रीमती रिचा मित्तल का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय । 


आज्ञा से , 


आलोक कुमार वर्मा, 

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी। 
In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 ofthe Constitution ,the Governor is pleased to 
order the publication of following English Translation of Notification No.-- 10 /No - A /XXXVI(1)/2018-04 No. A /2010 , 
Dated February 22, 2018. 

NOTIFICATION 


APPOINTMENT 


In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952 ), the 
Governor is pleased to appointMrs. Richa Mittal, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 
22.02.2018 for DistrictHeadquarter Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub -rule (4) of rule 8 of 
Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mrs. Richa Mittal be entered in the register of Notaries 
maintained under Section 4 of the said Act. 


By Order, 


ALOK KUMAR VERMA , 


Principal Secretary , Law- cum- L.R. 


युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग 

विज्ञप्ति 

नियुक्ति 

16 फरवरी, 2018 ई ० 
संख्या 82 / VI - 2 / 2018-50( 03 )14- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड 
सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 के परीक्षा परिणाम के आधार पर जिला युवा कल्याण एवं 
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पदों पर चयन हेतु आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों 
को जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स का स्तर -07 ( अपुनरीक्षित वेतनमान 
₹ 9,300-34,800 , ग्रेड पे ₹ 4,600 ) के पद पर इस विज्ञप्ति के अग्रेतर प्रस्तरों में उल्लिखित प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन , 


136 


उत्तराखण्ड गजट , 17 मार्च, 2018 ई ० (फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान किए जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
नाम पिता का नाम 

तैनाती 
( सर्वश्री / श्रीमती / कु ० ) 

पत्र व्यवहार का पता 
अनुक्रमांक ( सर्वश्री) 

जनपद 
प्रतीक चन्द्र जोशी 704537 प्रमोद कुमार जोशी H.No. 3113, सेक्टर-46 / C , 

चण्डीगढ़ 160047 


क्र ० 


1 . 


चम्पावत 


2 . 


प्रशान्त कुमार 


633238 


गिरीराज सिंह 


पिथौरागढ़ 


निकट - संत निरंकारी भवन , 
जसपुर, ऊधमसिंह नगर, 
उत्तराखण्ड 


3 . 


अविनाश दीपक 


679384 


पहल सिंह 


चमोली 


377/2, हनुमान कॉलोनी , 
रुड़की, हरिद्वार 


2 उक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा शर्ते “उत्तराखण्ड युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल राजपत्रित सेवा 
नियमावली, 2014* ( यथासंशोधित 2015) तथा शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से 
विनियमित होंगी । 

3. उक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों को जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 

4. उक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् निदेशक , युवा कल्याण एवं प्रान्तीय 
रक्षक दल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में यथापेक्षित औपचारिकताएँ / प्रमाणग - पत्रों के प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही की 
जाएगी । समुचित कारणों के बिना 15 दिवस की अवधि के भीतर योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा 
कि सम्बन्धित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की / के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके 
अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी । 

5. उक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति इस प्रतिबन्ध / शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि यदि किसी 
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण -पत्र / स्थाई निवास प्रमाण - पत्र / चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापनोपरान्त किसी या किन्हीं 
प्रमाण - पत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनकी नियुक्ति / अभ्यर्थन निरस्त कर दिया 
जायेगा । 

6. उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करते समय निम्नानुसार सूचनाएं / प्रमाण -पत्र भी प्रस्तुत करने 
अनिवार्य होंगे: 

( 1 ) समस्त चल / अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा - पत्र । 
( 2 ) पुरुष अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में एक से अधिक जीवित पत्नी न होने तथा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में 

ऐसे पुरुष से विवाह न किए जाने , जिसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी हो , का घोषणा - पत्र । 
(3 ) अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र / राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में प्रमाण - पत्र । 
7. उपरोक्त अभ्यर्थियों के उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में होने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भविष्य में 
प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे । 

8. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तैनाती जनपद में योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा । 

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारण के 
सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे । 


137 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 17 मार्च, 2018 ई ० (फाल्गुन 26 , 1939 शक सम्वत् ) 


10. यह नियुक्ति मा 0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका ( PIL ) संख्या -67 / 2011, रिट 
याचिका संख्या-61 / 2016 , रिट याचिका संख्या-05 / 2016 , रिट याचिका संख्या -- 90 / 2016, रिट याचिका 
संख्या -438 / 2015 , रिट याचिका संख्या -71 / 2014, रिट याचिका संख्या -76 / 2015, रिट याचिका संख्या --81 / 2015 , 
रिट याचिका संख्या -95 / 2015, रिट याचिका संख्या -83 (एस 0 / बी 0)2015 , रिट याचिका संख्या -96 (एस 0 / बी 0)2015, 
रिट याचिका संख्या -105 (एस 0 / बी 0) 2015 एवं रिट याचिका संख्या -477 (एस 0 / बी 0) 2015 तथा अन्य किसी सम्बन्धित 
वाद में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी । 

आज्ञा से , 
डॉ 0 भूपिन्दर कौर औलख 

सचिव । 


3 . 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रान्नति / विज्ञप्ति 

01 फरवरी, 2018 ई ० 
संख्या 168 / xxxi(1) / 2018 / पदो0-02 / 17 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत अनुसचिव पद पर 
कार्यरत श्री शिव स्वरूप त्रिपाठी को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव , वेतनमान , लेवल -12 ( पूर्व वेतनमान 
₹ 15,600-39,000, ग्रेड वेतन ₹ 7,600) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत 
करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री शिव स्वरूप त्रिपाठी, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा 
जाता है । 

उक्त प्रोन्नति मा 0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली 
व अन्य बनाम राज्य, मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 ( एस 0 बी 0) / 2015 , 
शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस 0 बी 0) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस 0 बी 0) 2015, 
रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 ( एस 0 बी 0) / 2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट 
याचिका संख्या 274 (एस 0 बी 0) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य, मा 0 उच्च न्यायालय , इलाहाबाद, उ0 प्र 0 
में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरूद्ध मा 0 उच्चतम न्यायालय में 
योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0 प्र 0 राज्य एवं उ0 प्र0 शासन के 
कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा 0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका 
संख्या 5828 (एस / एस ) / 2015, डा 0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ 0 प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा 0 न्यायालयों 
में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन है । 
उप सचिव के पद पर पदोन्नत श्री शिव स्वरूप त्रिपाठी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे । 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

01 फरवरी, 2018 ई ० 
संख्या 169 / xxxi (1 ) / 2018 / पदो0-02 / 17 , टी 0 सी 0 -- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत 
श्री पूरन सिंह राणा, अनुभाग अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतनमान, लेवल -11 ( पूर्व वेतनमान 
₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत 
करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री पूरन सिंह राणा, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा 
जाता है । 


4 . 


2 . 


138 


उत्तराखण्ड गजट , 17 मार्च, 2018 ई० (फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
3. उक्त प्रोन्नति मा ० लोक सेवा अधिकरण , देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व 
अन्य बनाम राज्य, मा 0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 146 एस0 बी 0 / 2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा 0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 22122/2013 , 
सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य , मा 0 उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड , नैनीताल में योजित रिट याचिका 
संख्या 270 (एस 0 बी 0) / 2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 271 (एस0 बी 0) / 2015, 
संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 272 (एस 0 बी 0) 2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य , 
रिट याचिका संख्या 273 (एस 0 बी 0) / 2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य , रिट याचिका संख्या 
274 (एस0 बी 0) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य , मा 0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0 प्र 0 में योजित 
स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरूद्ध मा 0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष 
अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र 0 राज्य एवं उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप 
दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा ० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका 
संख्या 5828 (एस / एस) / 2015 , डा ० किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य व विभिन्न मा 0 न्यायालयों में 
योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है । 

उक्त रिट याचिकाओं में मा 0 न्यायालयों द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णयों के क्रम में यदि सचिवालय 
प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रभावी समीक्षा अधिकारी संवर्ग की वरिष्ठता सूची दिनांक 24 अक्टूबर , 2011 में कोई 
परिवर्तन / संशोधन किया जाता है , तो तद्नुसार संशोधित ज्येष्ठता सूची के अनुरूप अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की 
जाएगी । 

5. अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले श्री पूरन सिंह राणा, अनुसचिव की तैनाती आदेश पृथक से किए 
जायेंगे । 


4 . 


आज्ञा से , 
हरबंस सिंह चुघ , 

प्रभारी सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 11 हिन्दी गजट / 143 - भाग 1-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 17 मार्च, 2018 ई० (फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 


NOTIFICATION 


1 . 


March 01 , 2018 
No. F -9 ( 10 ) (ii )RG /UERC /2018 /1852-- In exercise of the powers conferred under Sub -section ( 1)(g ) ofSection 86 
read with sub -section ( 2)(zg) & ( 2)(zp) of section 181 of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this 
behalf , and after previous publication , the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following 
amendments in the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Fees and Fines)Regulations, 2002 (Principal Regulations), 
namely: 

Short Title , Commencement and Interpretation 
( 1 ) These Regulationsmay be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Fees and Fines) 

(Second Amendment) Regulations, 2018 . 
( 2 ) These shall come into force w.e.f. 01.04.2018. 
Amendment ofRegulation 3(2) of Principal Regulation : 

The following para shall be added to Regulation 3(2 ) of the Principal Regulation . 
" The fees can also be remitted through NEFT for amount equivalent to or less than Rupees Two Lakh 
or through RTGS for amount exceeding Rupees Two Lakh.However, in such a case, the person making 
payment of fees in accordance with these Regulations shall submit the details of remittance through 
RTGS /NEFT as per Form -I to these Regulations,within three days ofmaking such payment: 


2 . 


a . 


3 . 


Amendment of Schedule of Principal Regulation : 

The Schedule referred to in Regulation 3(1),4(2),4 (5 ) and Regulation 7 of the PrincipalRegulation and 
forming part of the Principal Regulation shall be replaced by the Schedule as appended to these 
Regulations. 


a . 


183 - ख 


184 


( TTT 1-2 


STRIGUE ET, 17 477 , 2018 0 (410a 26, 1939 a H +90 ) 

SCHEDULE 
(See Regulation (3)} 


SI . Nature of Application /Petition 

Fees (In Rs.) 
No. 
1 . Application for inspection of 200.00 (Rs. Two Hundred )/day for a period not exceeding 

orders / records /documents of th three hours. 

Commission . 
2 . Petition for approval of investment in 0.05 % of the proposed investment subject to a minimum of 
utility 

15,000.00 (Rs. Fifteen Thousand ). 
3. Supply of certified copies of documents/ * 5.00 (Rs. Five)/ page. 

orders of the Commission 
4 . Miscellaneous Petitions not covered 

elsewhere . 
(a) If filed by licensee / generating company Application for FCA = { 1 Lakh (Rs. One Lakh) per application. 

Other = * 20,000 (Rs. Twenty Thousand )per application . 
(b ) If filed by anybody other than licensee or Open access issue = * 1 Lakh (Rs. One Lakh) per application . 
individual 

Other = * 5,000.00 (Rs. Five Thousand ),per application . 
(c) If filed by individual 

Open access issue = * 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand) per 
application 

Other = * 1,000 (Rs. One Thousand) per application . 
Part B - Resolution of disputes and complaints 
1 . Adjudication of disputes and differences 

under the Electricity Act, 2003 and 

regulationsspecified thereunder . 
(a ) Referred by a Licensee or by a Generating * 50,000.00 ( Rs. Fifty Thousand ). 

Company using Conventional source of 

energy 
(b ) Referred by a Generating Company using Installed capacity ofthe generating station : 
Non -conventional source of energy Upto 2 MW = 10,000.00 (Rs. Ten Thousand ) 

> 2 MW to 5 MW = 20,000.00 (Rs. Twenty Thousand ) 

>5 MW to 25 MW = * 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand ) 
(c) Referred by a Person owning a Captive Conventional Energy Plant = 1,00,000.00 (Rs. One Lakh ) 
Generating Plant 

RE Plant = * 10,000.00 (Rs. Ten Thousand ). 
Part C - Grant of Licence 
1 . Application /Processing Fee to accompany Fee as may be prescribed by the State Government under the 

application for grant of Distribution and Electricity Act, 2003. 
Retail Supply Licence, Transmission and 
Trading in electricity . 
Annual Licence Fee payable by the 0.05 % of amount billed during the immediate preceding 
Distribution Licensee . 

financial year in the supply area of the licensee, payable initially 
at the timeof grant of licence, and annually in each subsequent 
year during validity of the licence, the amount determined by 

similar calculations every year. 
3 . Annual Licence Fee payable by the 500 (Rs. Five Hundred ) for every One Lac units of electricity 
Transmission Licence . or part thereof supplied or transmitted or handled in 

any 

other 
manner by the licensee in the immediately preceding financial 
year payable initially at the time of grant of License. For 
subsequent years during validity of the licence, the amount 
determined by similar calculations every year. 


2 . 


TT 1-50 ] 


BARGUE TUC, 17 Hof, 2018 o (91607 26, 1939 91 996 ) 


185 


Si, 
No. 


Nature of Application /Petition 


Fees (In Rs.) 


4 . Annual licence fee to be paid by trading Annual Fee based on the Volume of Electricity 
licensee 

proposed to be traded 

per annum : 
1, Upto 100 million units: 1.00 Lakh (Rs. One Lakh ) 
2. From 100 to 200 million units : * 2.00 Lakh 

(Rs. Two Lakh ) 

3. Above 200 million units: 5.00 Lakh (Rs. Five Lakh ) 
5 . Applications seeking prior approval under 5,00,000.00 (Rs. Five Lakh ) 

section 17 of the Electricity Act, 2003 
6. Application for amendment of Licence under 

Section 18 ofthe Electricity Act, 2003 
(a ) By licensee 

* 1,00,000.00 (Rs. One Lakh ) 
(b ) By any person other than a licensee 

10,000.00 (Rs. Ten Thousand ) 
7 . Application seeking exemption from grant of Fee as may be specified on case to case basis at the time 
licence . 

of filing of application / petition or at other appropriate 
time. 


Part D Setting Tariff 
1 . Approval of business plan of licensee / | 1,00,000.00 (Rs. One lakh ) 

generating companies / SLDC 
2. Approval of Tariff Petition under MYT 

framework for Truing up , APR and 
determination of Annual Tariff for 
Conventional Fuel based Generating plant 
including hydel plants with capacity above 
25 MW , Retail Supply , Wheeling / 

Transmission & SLDC charges 
(a ) Distribution /Retail Sale 

* 5 (Rs. Five) for every Rs. One Lakh of ARR claimed . 
(b ) Transmission & Wheeling 

0.05 % of ARR claimed 
(c) SLDC 

* 5,00,000.00 (Rs. Five Lakh ) 
(d ) Conventional Fuel based Generating plant * 10,00,000.00 for installed capacity upto 100 MW and 

including hydel plants with capacity above 10,000.00 for each additional MW or part thereof the 
25 MW 

installed capacity of the generating station . 
Application for determination of generation 
3 . 

tariff 


For Renewable /Non -conventional generating 
(a ) 

stations having installed capacity : 
(i) Upto 2 MW 
(ü ) > 2 MW to 5 MW 


Rs. Nil 


* 5,00,000.00 (Rs. Five Lakh ) 


186 


[Fri 1-5 


SI. 
No. 


GARRGUE TUT, 17 Href, 2018 0 (964 26 , 1939 19 HTC ) 
Nature of Application /Petition 

Fees (In Rs.) 


2 . 


( iii) | >5 MW to 25 MW 

* 5,00,000.00 (Rs. Five Lakh ) + * 20,000 (Rs. Twenty 
Thousand ) for each additional MW or part thereof. 

above 5 MW . 
4 . Application for approval of Power 

Purchase Agreement for a period 

exceeding one year 
(a ) Conventional Fuel based plant * 15,000.00 (Rs. Fifteen Thousand ) per MW or part 

including hydel plants with capacity thereof. 
above 25 MW or Conventional /RE 
power procured through trader or 

any other licensee 
(b) Renewable Generating sources/ Co 10,000.00 (Rs. Ten thousand ) per MW or part thereof 

gen having installed capacity more [Minimum 50,000 ]. 

than 2 MW and upto 25 MW . 
Part E - Review 
1 . 

Petition /Application for review of 50 % of the fee paid at the time of making an 
order for approval of investment in application for approval of investment. 
utilities . 
Application for review of order on 50 % of the fee paid for original application . 
adjudication of disputes and 
differences between licensees and 
generating companies and between 

licensees. 
3 . Fee 

accompany 

review * 1,00,000.00 (Rs. One Lakh ) 
application / petition for review of 
order on application / petition for 
grant of Distribution , Transmission or 

Trading Licence . 
4 . Review petition for order 

determination of generation tariff 
(a ) Renewable Generating sources / Co * 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand ) 

gen having installed capacity more 
than 2 MW and upto 25 MW . 
Fee to accompany review petition / * 1,00,000.00 (Rs. One Lakh ) 
application for review of order on Tariff 
Petition / Application by Conventional 
Fuel based plant including hydel plants 
with capacity above 25 MW , Retail 
Supply , Wheeling / Transmission 
licensees and SLDC . 


to 


on 


5 . 


187 


or 


ATT 1-5 ] 

ddlqU8 TC, 17 Id , 2018 $ o ( blet 26, 1939 816 414 ) 
Si. 
Nature of Application / Petition 

Fees ( In Rs.) 
No. 
6 . Fee to accompany Petition / Application 

for review of order for approval of Power 

Purchase and procurement process from 
(a ) Conventional Fuel based plant including 1,00,000.00 (Rs. One Lakh ) 
hydel plants with capacity above 25 MW 

Conventional /RE power procured 
through trader or any other licensee. 
(b ) Renewable Generating sources / Ço gen 25,000.00 (Rs. Twenty Five Thousand ) 

having installed capacity more than 2 

MW and upto 25 MW . 
7 . Application for review or reconsideration | * 10,000.00 (Rs. Ten Thousand ) 

of any order of the Commission not 

covered elsewhere 
Part F- Others 
1 . Application for adoption of Tar U / s 63 Conventional Energy based power plants- 
of the Electricity Act 

* 2,000 /MW subject to a Minimum of 10,000 

Ten thousand ) and Maximum of * 2,00,000 

Two Lakh ): 
Non - Conventional/ RE Plants * 1000 /MW 
subject to a Minimum 15,000 (Rs . Fifteen 

Thousand). 
2 . Interlocutory Application 

* 10,000.00 (Rs. Ten Thousand ) 
3 . Application seeking Adjournment / 1000.00 (Rs. One Thousand ) 

Extension of time 


Form - 1 


Particulars 


1 . 


Name of the Petitioner/ Applicant 


2 . 


Address of the Petitioner/Applicant 


3. Subject Matter 


4. Details of fee remitted 


(a ) 


UTR No. 


(b ) Date of remittance 


Amount remitted 


Signature of authorized signatory with date 


By the Order of the Commission , 

NEERAJ SATI, 

Secretary 


188 


उत्तराखण्ड गजट, 17 मार्च, 2018 ई० (फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय आयुक्त राज्य कर , 

उत्तराखण्ड 
( फार्म अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

30 जनवरी, 2018 ई ० . 
पत्रांक 5215 / राज्य कर उत्तरा0 / फार्म - अनु 0 / 2017-18 / केन्द्रीय फार्म - सी / एफ / खोया / चोरी / नष्ट हुए / 
दे० दून केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम -8(13 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म “एफ , जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो 
जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है , को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए, इन फार्मस के प्रयोग को 
अवैध घोषित करता हूँ । 


खोये / चोरी / नष्ट 


खोये / चोरी / नष्ट 


क्र ० 
सं ० 


व्यापारी का नाम , पता व टिन नं 0 


हुए फार्मों की 


हुए फार्मों की 


फार्म को अवैध 
घोषित किए 
जाने का 

कारण 
खोने के कारण 


संख्या 


सीरीज / क्रमांक 


1 . 


सर्वश्री अम्बर लैबोरेट्रीज, रुड़की, 
टिन -05007116818 


( Form - F) -02 


U.K.VAT - F- 2009 
0023804, 0023805 


सौजन्या , 
आयुक्त राज्य कर, 

उत्तराखण्ड । 


NOTIFICATION 


January 30 , 2018 


No. 5215 / State Tax /Form /Lost/Stolen /Destroyed/2017-18 /D.Dun --WHEREAS , information havebeen 
received regarding Lost/ Stolen/ Destroyed “ Form- F" enlisted below. 


1, Commissioner tax , Uttarakhand in exercise of thepowers conferred by Rule 8 ( 13) of Central Sales Tax 
(Uttarakhand) Rules , 2006 , hereby declare that “ Form -F ” bearing serial no. aslisted below , should be considered 
as invalid for all purposes. 


Si. 
No. 


Name, Address and 
Tin No. of Dealers 


No. of Lost/ 
Stolen /Destroyed 

Forms 


Sl. No. of Lost/ Stolen 
or Destroyed Forms 


Reasons for 
declaring the 
forms obsolete 
or invalid 

Lost 


1 . 


Ms Amber Laboratories, Roorkee , 
Tin 05007116818 


( Form- F) --02 


U.K.VAT - F- 2009 
0023804, 0023805 


SOWJANYA, 


Commissioner State Tax , 


Uttarakhand 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 17 मार्च, 2018 ई० ( फाल्गुन 26 , 1939 शक सम्वत ) 


189 


विज्ञप्ति 

15 फरवरी, 2018 ई ० 
पत्रांक 5549 / आयुक्त राज्य कर / उत्तरा 0 / फार्म - अनु0 / 2017-18 / आ o घो ० प० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / 
देदून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम -30 (12 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , 
अपर आयुक्त , राज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -11, जिनके खो जाने / चोरी 
हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त 
हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ: 


खोये / चोरी / नष्ट 


क्र ० 
सं ० 


व्यापारी का नाम व पता 


हुए फार्मों / स्टैम्प 


खोये / चोरी / नष्ट 
हुए फार्मों / स्टैम्प 
की सीरीज व 
क्रमांक 


फार्म / स्टैम्प को 
अवैध घोषित किए 
जाने का कारण 


की संख्या 


खोने के कारण 


1 . 


सर्वश्री भारत आयन एक्सचेन्ज 
इन्जीनियर्स फ्रेण्डस इन्क्लेव, रूद्रपुर , 
टिन -05011079656 


प्रारुप- XI 

(01 ) 


U.K.VAT - C - 2009 

029349 


विपिन चन्द्र , 


अपर आयुक्त राज्य कर , 
मुख्यालय, देहरादून । 


कार्यालय डॉ 0 रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल 

विज्ञप्ति 


03 फरवरी, 2018 ई ० 
पत्रांक 171 चार-27 / 2016 / टी ० सी ० यू० - डॉ ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल 
द्वारा भारतीय वन सेवा ( उत्तराखण्ड संवर्ग) के 01 अधिकारी हेतु 08 अगस्त से 10 सितम्बर , 2017 की अवधि में नौवाँ 
व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उक्त अधिकारी की विभागीय 
परीक्षा आयोजित की गई । प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने वाले निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख 
उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: 


क्र ० सं ० 


विषय 


अधिकारी का नाम 
श्री अमित कंवर, बैच 2014 


1 . 


A 


B 


C 


विषय संकेतः 


A. Forest Act and Laws 


B. Budget and FinancialAdministration 
C. Revenue Lawsand Acts 


D. Public Administration 


नैनीताल , दिनांक: 02 फरवरी, 2018 


अवनेन्द्र सिंह नयाल, 

निदेशक । 


190 


उत्तराखण्ड गजट , 17 मार्च, 2018 ई० ( फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून 

कार्यभार प्रमाणक 

06 फरवरी, 2018 ई ० 
प ० सं ० - रा 0 दूरामे 0 का 0 / स्था0-1 / 2018 / 543(VI) प्रमाणित किया जाता है, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, आकस्मिक 
सेवाएँ, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के पद का कार्यभार शासनादेश संख्या - अ / XXXIII(1) / 2018-36 (मे0 का0) / 2016-TC , 
दिनांक 11 जनवरी , 2018 एवं चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या 196 / चि 0 शि 0 / 01 / निदे0 / 21 / 2018 , 
दिनांक 17.01.2018 के क्रम में आज दिनांक 31 जनवरी, 2018 को पूर्वान्ह में हस्तान्तरित किया गया है , जैसा कि यहाँ 
व्यक्त किया गया है । 

डॉ ० नरेश , 
मोचक अधिकारी । 

कार्यमुक्त अधिकारी । 
प्रतिहस्ताक्षर 

XXXXXXX 
ह 0 ( अस्पष्ट ) 

प्राचार्य, 
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, 

देहरादून । 
कार्यभार प्रमाणक 

06 फरवरी, 2018 ई ० 
प ० सं ० - रा ० दू ० मे 0 का 0 / स्था0-1 / 2018 / 544 (vi) प्रमाणित किया जाता है, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, आकस्मिक 
सेवाएँ, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के पद का कार्यभार शासनादेश संख्या-37 / XXXII (1)/ 2018-36 (मे0 का0)/ 2016-TC . 
दिनांक 11 जनवरी, 2018 एवं चिकित्सा शिक्षा, निदेशालय के पत्र संख्या 196 / चि 0शि 0 / 01 / निदे0 / 21 / 2018, दिनांक 17.01.2018 
के क्रम में आज दिनांक 31 जनवरी, 2018 को पूर्वान्ह में हस्तान्तरित किया गया है, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है । 
डॉ ० अरूण कुमार , 
मोचक अधिकारी । 

कार्यमुक्त अधिकारी । 
प्रतिहस्ताक्षर 

XXXXXXX 
ह0 ( अस्पष्ट ) 


प्राचार्य, 


राजकीय दून मेडिकल कॉलेज , 

देहरादून । 
कार्यभार प्रमाणक 

06 फरवरी, 2018 ई ० 
प० सं ० - रा ० दूरामे 0 का 0 / स्था0-1 / 2018 / 547 ( 1-8)-प्रमाणित किया जाता है, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, आकस्मिक 
सेवाएँ, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के पद का कार्यभार शासनादेश संख्या-37 / XXXI(1)/ 2018-36 (मे0 का 0) / 2016- TC . 
दिनांक 11 जनवरी, 2018 एवं चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या 196 / चि 0शि 0 / 01 / निदे0 / 21 / 2018, दिनांक 22.01.2018 
के क्रम में आज दिनांक 31 जनवरी, 2018 को पूर्वान्ह में हस्तान्तरित किया गया है, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है । 
डॉ ० मुकेश कुमार उपाध्याय , 
मोचक अधिकारी । 

कार्यमुक्त अधिकारी। 
प्रतिहस्ताक्षर 

XXXXXXX 
ह 0 ( अस्पष्ट ) 


प्राचार्य , 


राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, 

देहरादून । 


191 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 17 मार्च, 2018 ई ० ( फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 
18 नवम्बर, 2017/08 जनवरी, 2018 ई ० 


पत्रांक 6357 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6U-7755 / 2018- वाहन संख्या UK06U -7755 ( MOTORCAR). मॉडल 
2012, चेसिस संख्या MALBB51SLCM384224A तथा इंजन नं 0 G4FCBU054139, कार्यालय में श्री बलदेव राज पुत्र 
श्री समीर चन्द , निवासी सी -20, किंगस्टन स्टेट, एलिएन्स कॉलोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । 
वाहन स्वामी ने दिनांक 08.09.2017 को आवेदन1 - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत 
कराया है कि उनका वाहन जल जाने के कारण पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो मार्ग पर संचालित करने योग्य 
नहीं हैं । अतः उक्त वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का 
कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6U -7755 ( MOTOR CAR ) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALBB51SLCM384224A तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

30 दिसम्बर, 2017 ई ० 
पत्रांक 6735 / टी 0 आर0 / पंजी 0 नि 0 / UP03-1941 / 2017- वाहन संख्या UP03-1941 (TRUCK), मॉडल 1996, 
चेसिस संख्या E96WEL4GMO036145 तथा इंजन नं 0 SLC6E28616, कार्यालय में श्री रविन्द्र कुमार पाल पुत्र 
श्री विनोद कुमार पाल, निवासी वार्ड नं 0 14, सुभाष कॉलोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन 
स्वामी ने दिनांक 16.12.2017 को आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए , वाहन का 
पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
31.12.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है ।वाहन 
का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त 
तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP03-1941 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या E96WEL4GMO036145 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

22 दिसम्बर , 2017 ई ० 
पत्रांक 6750 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6AK-4579 / 2017- वाहन संख्या UKOGAK-4579 ( MOTORCAR). 
मॉडल 2016, चेसिस संख्या MA1VB2NACG6E89543 तथा इंजन नं 0 NAGZE25886, कार्यालय में श्री अमरीक सिंह 
पुत्र श्री ईश्वर सिंह, निवासी बिजटी, सितारगंज , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
11.12.2017 को आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया है , जो मार्ग पर चलने योग्य नहीं है तथा वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है । उक्त 
तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKOGAK- 4579 ( MOTORCAR ) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAIVB2NACGHE89543 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


192 


उत्तराखण्डं गजट , 17 मार्च, 2018 ई० (फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय आदेश 
22 दिसम्बर , 2017 ई ० 


पत्रांक 6751 / टी 0 आर 0 / पंजी0 नि 0 / HR38G -4343 / 2017-वाहन संख्या HR38G - 4343 (TRUCK), 
मॉडल 1995 , चेसिस संख्या 360324FUQ234542 तथा इंजन नं 0 697D23CTQ118345 , कार्यालय में श्री भूवन सिंह बिष्ट 
पुत्र श्री जगत सिंह बिष्ट, हाल निवासी तौफिक अहमद पुत्र श्री शब्बीर अहमद , नया गाँव , सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर , 
स्थाई पता 252 , इन्द्रा नगर कार रोड, बिन्दुखत्ता, लालकुआँ, नैनीताल के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
20.12.2017 को आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2018 तक जमा है । 
वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


: 


अतः, 


मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR38G -4343 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324FUQ234542 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 
26 दिसम्बर , 2017 ई ० 


पत्रांक 6752 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6CA-0706 / 2017- वाहन संख्या UKO6CA-0706 ( PICKUP) , 
मॉडल 2009, चेसिस संख्या XP300164X तथा इंजन नं 0 PADXO0203X, कार्यालय में श्री सुरजन मण्डल पुत्र 
श्री खगनेन्द्र मण्डल , निवासी म0 नं 0 239 , काली नगर, विजय नगर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । 
वाहन स्वामी ने दिनांक 20.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
31.12.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन 
परमिट से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA-0706 ( PICKUP) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या XP300164X तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 
30 दिसम्बर , 2017 ई ० 


पत्रांक 6800 / टी ० आर० / पंजी० नि ० / UP14C - 7597 / 2017- वाहन संख्या UP14C - 7597 (TRUCK), 
मॉडल 1997 , चेसिस संख्या 14EC70345364 तथा इंजन नं 0 4D31C70338017 , कार्यालय में श्री अवनीश कुमार पुत्र 
श्री मंगत लाल , निवासी महेशपुरा खानपुर, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
26.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2017 तक जमा है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


. 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP14C-7597 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 14EC70345364 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


भाग 1 

-क 


193 


उत्तराखण्ड गजट , 17 मार्च, 2018 ई ० (फाल्गुन 26 , 1939 शक सम्वत् ) 

कार्यालय आदेश 
30 दिसम्बर, 2017 ई ० 


पत्रांक 6803 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKOHAF-3786 / 2017-वाहन संख्या ,UKO6AF-3786 ( SCORPIO ), 
मॉडल 2014, चेसिस संख्या MATTA2SJXE2K27985 तथा इंजन नं 0 SJE4K24159, कार्यालय में श्री हरपाल सिंह पुत्र 
श्री गुरबक्स सिंह , निवासी ग्राम कुरयया, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
07.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका 
वाहन दुर्घटना के कारण पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं हैं । अतः उक्त वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6AF- 3786 (SCORPIO ) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या MATTA2SJXE2K27985 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 
30 दिसम्बर, 2017 ई ० 


पत्रांक 6808 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKOGCA- 2042 / 2017- वाहन संख्या UKO6CA- 2042 ( PICKUP ). 
मॉडल 2010. 

चेसिस संख्या X3000346 तथा इंजन न 0 PADX00408X , कार्यालय में श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री बाबू राम, 
निवासी जगतपुरा, वार्ड नं 0 1, ट्रांजिट कैम्प, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
29.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स. से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2017 तक जमा है । 
वाहन परमिट से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA-2042 ( PICKUP) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या X3000346 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


30 दिसम्बर, 2017 ई ० 


पत्रांक 6809 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UPO2B-6364 / 2017-वाहन संख्या UP02B- 6364 (TANKER) , 
मॉडल 1995, चेसिस संख्या 360044AUQ000800 तथा इंजन नं 0 697D24AUQ102095 , कार्यालय में श्री पंकज बांगा 
पुत्र श्री ओम प्रकाश बांगा, निवासी इन्द्र कॉलोनी, म 0 नं 0 1, रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन 
स्वामी ने दिनांक 26.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए. वाहन का 
पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
31.12.2017 तक जमा है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्मागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने 
हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP02B-6364 (TANKER) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360044AUQ000800 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


194 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 17 मार्च, 2018 ई 0 ( फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 

कार्यालय आदेश 
30 दिसम्बर, 2017 ई ० 


पत्रांक 6810 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP16AT- 2413 / 2017- वाहन संख्या UP16AT- 2413 ( PICKUP), 
मॉडल 2004, चेसिस संख्या 3744437HVZ928614 तथा इंजन नं 0 497SP28HVZ916203, कार्यालय में श्री खालिद अहमद 
पुत्र श्री रहमान अहमद, निवासी 292, लाम्बाखेड़ा, अमरपुर, गदरपुर, पो 0 दिनेशपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत 
है । वाहन स्वामी ने दिनांक 22.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए , 
वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन 
का कर 31.12.2017 तक जमा है । वाहन परमिट से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने 
रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP16AT-2413 ( PICKUP ) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 3744437HVZ928614 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 
30 दिसम्बर , 2017 ई ० 


पत्रांक 6811 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / URN- 9937 / 2017-वाहन संख्या URN- 9937 (TRUCK), मॉडल 1984 , 
चेसिस संख्या 344073198339 तथा इंजन नं 0 692001206033, कार्यालय में श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री नारायण पाण्डे , 
निवासी सुभाष कॉलोनी, काशीपुर रोड, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
28.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2017 तक जमा है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या URN-9937 (TRUCK ) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 344073198339 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 
30 दिसम्बर , 2017 ई ० 


पत्रांक 6812 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6TA-1036 / 2017- वाहन संख्या UKO6TA-1036 (TATA MAGIC ), 
मॉडल 2010, चेसिस संख्या MAT445121AVD29687 तथा इंजन नं 0 275IDIOSDZYS58759, कार्यालय में मैसर्स डेनसीटी 
मॉर्डन जी एकेडमी, छिनकी फार्म, गिरा बाग, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
01.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पूर्ण रूप से जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है, जो मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है । अतः उक्त वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2017 
तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट 
सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6TA- 1036 (TATA MAGIC ) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAT445121AVD29687 तत्काल प्रभाव निरस्त करता हूँ । 


भाग 1 

1 - क 


195 


उत्तराखण्ड गजट, 17 मार्च, 2018 ई ० ( फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 

कार्यालय आदेश 
01 जनवरी, 2018 ई ० 


पत्रांक 01 / टी 0 आर0 / पंजी 0 नि 0 / UKO6TA- 3787 / 2017-वाहन संख्या UKO6TA-3787 ( MOTOR CAB), 
मॉडल 2009 , चेसिस संख्या 607161CQZW15856 तथा इंजन नं 0 475IDT14CQZP39076 , कार्यालय में 
श्रीमती पुष्पा जोशी पत्नी श्री प्रमोद जोशी, निवासी म0 नं 0 310, वार्ड 7, रामपुरा पूर्वी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के 
नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 25.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत 
करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण , मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । 
वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स. से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन 
का कर 31.01.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6TA- 3787 ( MOTORCAB ) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 607161CQZW15856 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

02 जनवरी , 2018 ई ० 
पत्रांक 05 / टी 0 आर0 / पंजी 0नि 0 / UP07G- 3911 / 2018- वाहन संख्या UP07G - 3911 ( BUS), मॉडल 1997, 
चेसिस संख्या 359352LTD130735 तथा इंजन नं 0 697D28LTQ154143, कार्यालय में एस एम पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी 
बाई पास रोड, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 20.12.2017 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2018 तक जमा है । वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP07G- 3911 ( BUS) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 359352LTD130735 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 
10 जनवरी, 2018/15 जनवरी, 2018 ई० 


पत्रांक 43 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO4N-7206 / 2018-वाहन संख्या UKO4N-7206 ( MOTOR CAR), 
मॉडल 2012, चेसिस संख्या MBJ11JV40073769871212 तथा इंजन नं 0 2KDU193017 , कार्यालय में श्री राकेष कुमार 
पुत्र श्री मुंषी राम, निवासी बी / 67 / 2. वार्ड नं 0 11, भल्ला मेडिकल गली, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत 
है । वाहन स्वामी ने दिनांक 06.01.2018 को आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, 
अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना होने के कारण पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो मार्ग पर संचालित करने 
योग्य नहीं है । अतः उक्त वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई 
औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO4N-7206 ( MOTOR CAR) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MBJ11JV40073769871212 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


196 


उत्तराखण्ड गजट , 17 मार्च, 2018 ई० (फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय आदेश 

31 जनवरी, 2018 ई ० . 
पत्रांक 191 / टी 0 आर 0 / पंजी0 नि 0 / UP02C -6397 / 2018-वाहन संख्या UP02C- 6397 (TRUCK ), 
मॉडल 1997. चेसिस संख्या LXR106162 . तथा इंजन नं 0 KXH062661 , कार्यालय में श्री हंस राज पुत्र श्री ओम प्रकाष, 
निवासी ट्रांजिट कैम्प, रामपुरा, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 29.01.2018 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी 
तरह से खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं 
है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह 
के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UPO2C -6397 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या LXR106162 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

31 जनवरी , 2018 ई ० 
पत्रांक 192 / टी 0 आर 0 / पंजी0 नि 0 / UP02B-9405 / 2018-वाहन संख्या UP02B-9405 (TANKAR), 
मॉडल 1995, चेसिस संख्या 380010GUQ721639 तथा इंजन नं0 697D22GUQ761095, कार्यालय में श्री आषीष बांगा पुत्र 
श्री ओम प्रकाष बांगा, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, गली नं 0 1, अपोजिट पी ए सी गेट, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के 
नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत 
करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह से खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं 
है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव , 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । कार्यालय अभिलेखानुसार 
वाहन का कर 31.01.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई 
औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए. वाहन संख्या UPO2B-9405 ( TANKAR) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010GUQ721639 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 
31 जनवरी , 2018 ई ० 


- 


पत्रांक 197 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR68-0723 / 2018- वाहन संख्या HR68-0723 (TRUCK), 
मॉडल 2001, चेसिस संख्या 388096HYZ112465 तथा इंजन नं 0 10162198493, कार्यालय में श्री फकीर सिंह पुत्र 
श्री प्रेम सिंह, निवासी डियोरी खटीमा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 31.01.2018 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी 
तरह से खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं 
है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह 
के बनें रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR68-0723 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 388096HYZ112465 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


197 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 17 मार्च, 2018 ई० (फाल्गुन 26 , 1939 शक सम्वत्) 

कार्यालय आदेश 

31 जनवरी, 2018 ई ० 
पत्रांक 198 / टी 0 आर 0 / पंजी0 नि 0 / HR38H-4896 / 2018-वाहन संख्या HR38H-4896 (TRUCK ). 
मॉडल 1998, चेसिस संख्या 373044ESQ756763 तथा इंजन नं 0 697D24ESQ52P411 , कार्यालय में श्री फकीर सिंह 
पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी डियोरी खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
31.01.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु 
अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान 
लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु 
रसीद संलग्न है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR38H-4896 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373044ESQ756763 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

31 जनवरी, 2018 ई ० 
पत्रांक 201 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6CB- 0791 / 2018- वाहन संख्या UKO6CB- 0791 (TRUCK) , 
मॉडल 1987, चेसिस संख्या 344073766032 तथा इंजन नं 0 692001769152 , कार्यालय में श्री अनिल कुमार पुत्र 
श्री गुरदेव शर्मा, निवासी म0 नं 0 859 , ग्राम बंडिया , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 29.01.2018 को आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है 
कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी 
द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2018 तक जमा है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CB-0791 (TRUCK ) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344073766032 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

14 फरवरी, 2018 ई ० 
पत्रांक 182 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKOGAE- 4023 / 2017- वाहन संख्या UKO6AE- 4023 ( MOTORCYCLE), 
मॉडल 2014, चेसिस संख्या MD2A18AZ3EPF03594 तथा इंजन नं 0 DZZPEF39885 , कार्यालय में श्री राम अवतार सिंह 
पुत्र श्री दशरथ सिंह, निवासी ग्राम तुरका तिसौर, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 22.01.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है 
कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
एकबारीय जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6AE-4023 ( MOTORCYCLE) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MD2A18AZ3EPF03594 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर। 
पी ०एस० यू ० ( आर0 ई0) 11 हिन्दी गजट / 143 - भाग 1 - क -2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ०ए ० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2018 ई ० (फाल्गुन 26, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 

सूचना 
पैन कार्ड नं 0 CLMPR4815D में मेरा नाम गलती से विवेक प्रताप सिंह राणा अंकित हो गया है । मेरा 
वास्तविक नाम विवेक राणा है । भविष्य में मुझे विवेक राणा पुत्र श्री जगबीर सिंह राणा के नाम से जाना जाए । 
समस्त विधिक पचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है । 

विवेक राणा पुत्र श्री जगबीर सिंह राणा , 
निवासी सी -1, टाईप -3, संचार विहार, 
टेलीफोन एक्सचेंज के पास , इन्दिरा नगर , 
न्यूफारेस्ट, देहरादून , उत्तराखण्ड -248006 


सूचना 
मैने अपना नाम गौर चन्द रमोला से बदलकर गौरव चन्द रमोला कर लिया है । भविष्य में , मुझे गौरव चन्द रमोला 
नाम से जाना जाये । 


समस्त विधिक औपचारिकताऐ मेरे द्वारा पूर्ण कर लिया गया है । 

गौरव चन्द रमोला, 

पुत्र 

श्री बचन चन्द रमोला 
निवासी ग्राम व पोस्ट नथुवावाला, देहरादून 


पी ०एस ० यू० ( आर० ई ०) 11 हिन्दी गजट / 143 –भाग 8–2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्त खण्ड, रुड़की । 

97 - ट 


